निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 299) 


3 आषाढ़ 1931 ( श० ) 
पटना, बुधवार , 24 जून 2009 


श्रम संसाधन विभाग 


- - - - - - - - 


शुद्धि पत्र 


17 जून 2009 


सं0 5/ एम0डब्लू - 401/ 09 श्र0सं0- 1903 — न्यूनतम मजदूरी अधिनियम , 1948 ( 11, 1948 ) की धारा -27 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल , श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना 
संख्या-(1 ) 5/ एम0 डब्लू0- 401/ 2009श्र0सं0- 1659 एवं 1660 , दिनांक 01 जून 2009 (2 ) 5/ एम0डब्लू0- 403 / 
2009 श्र0सं0 1653 एवं 1654 , दिनांक 01 जून 2009 में निम्नांकित संशोधन करते हैं : 

उक्त अधिसूचना में अंकित लिपिकीय/ पर्यवेक्षीय श्रेणी के कॉलम 05 में रु0 2812.00 प्रतिमाह के 


स्थान पर रु0 2912. 00 प्रतिमाह प्रतिस्थापित किया जाता है । 


( सं0 - 5/ एम0डब्लू0 - 401 / 09श्र0सं0 - 1903 ) 
बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 

सिराजुद्दीन अंसारी , 
सरकार के उप सचिव । 


PER JGTC (HHTETUT), 24 JG 2009 


CORRIGENDUM 

The 17th June 2009 
No. 5 /M . W .-401/09 1 & R - 1904 — In exercise of power conferred by section -27 of 
the Minimum Wages Act, 1948 ( 11 of 1948 ) the Governor of Bihar is pleased to make 
the following amendments in the notification no . ( 1) 5 / M . W .- 401/2009 L & R - 1659 & 
1660 dated 1st June 09 ( 2 ) 5 /M . W .- 403 /2009 L & R - 1653 & 1654 dated 1st June 2009 of 
the Department of Labour Resources . 

In the said notification in Column-05 , category of Clerical / Supervisory Rs. 
2812 . 00 Per Month shall be substituted by Rs. 2912 .00 Per Month . 

(No. 5 /M . W . - 401/ 09 1 & R - 1904 ) 
By order of the Governor of Bihar , 

SIRAJUDDING ANSARI, 
Deputy Secretary to Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
faare JHC (31HTERUT) 299 -571+ 100 - Stoctonton 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


